निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना, सोमवार , 9 मई 2011 


( सं० पटना 191 ) 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

____ 7 जुलाई 2010 
सं0 3 – पुरा . / वि.1 - 64 / 08. - 208 — "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल , अवशेष तथा कला, निधि 
अधिनियम, 1976 " की धारा (3) की उप - धारा -(01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार - राज्यपाल के 
द्वारा संलग्न राजस्व विवरणी में अंकित रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम स्थित शेरगढ़ किला ( सब्जी बाजार) को 
सुरक्षित प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था ( अधिसूचना की प्रति संलग्न ) जबकि वास्तविक शेरगढ. किला चेनारी 
प्रखंड, रोहतास में अवस्थित है । "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कला निधि अधिनयम , 
1976 " की धारा -41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शेरगढ. किला ( सब्जी बाजार ) रोहतास, सासाराम को 
एतद् द्वारा सुरक्षित स्मारक की श्रेणी से विमुक्त करते हुए " डी –प्रोटेक्ट किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

हेमचन्द्र प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 191 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


